रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 8 ] 
No. 8 ] 


1 . 


सत्यमेव जयते 

का 


ग्रामीण विकास मंत्री 

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री 

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री 


सी . जी . डी . एल . अ . - 10012023-241821 


CG - DL - E - 10012023-241821 


191 GI / 2023 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I– खण्ड 1 

PART I— Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 9 , 2023 / पौष 19 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 9 , 2023 / PAUSHA 19 , 1944 


नई दिल्ली , 1 फरवरी , 2022 

फा . सं . ई 11011 / 1 / 2020- हिंदी.– ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 02 जून , 2015 के संकल्प सं . 
ई . 11011 / 6 / 2013 - हिंदी- II के अधिक्रमण में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का 
पुनर्गठन करने का निश्चय किया है । पुनर्गठित समिति का गठन , कार्य और कार्यकाल आदि निम्न प्रकार होंगे : 
( 1 ) संरचना 


ग्रामीण विकास मंत्रालय 
संकल्प 


गैर - सरकारी सदस्य 

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य 

श्रीमती रमा देवी , संसद सदस्य ( लोकसभा ) 
स्थायी पता : रमा बृज भवन , ब्रह्मापुरा , कृष्णा टोली 

रमा बृज बिहारी गली , मुजफ्फरपुर- 842003 , बिहार । 
वर्तमान पताः 30 - A , अतुल ग्रोव रोड , नई दिल्ली- 110001 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


2. श्री धर्मवीर सिंह चौधरी , संसद सदस्य ( लोकसभा ) 

स्थायी पता : आवास संख्या 200 / बी , विद्यानगर , मेहम रोड , भिवानी , 
हरियाणा- 127 021 , 

वर्तमान पता : 7 , फिरोजशाह रोड , नई दिल्ली- 110001 


अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


2 

3. श्री नारायण कोरागप्पा , संसद सदस्य ( राज्यसभा ) 

स्थायी पता : संख्या 67 , 24 वां ' ए ' क्रॉस , करिसंद्रा , बनशंकरी द्वितीय चरण , 
बेंगलुरु - 560070 


4. श्री बृजलाल , संसद सदस्य ( राज्यसभा ) 

स्थायी पता : ए -684 सेक्टर -4 , 5- बसंत खंड , गोमती नगर एक्सटेंशन , लखनऊ , 
उत्तर प्रदेश 

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य 

प्रो . राम गोपाल यादव , संसद सदस्य ( राज्यसभा ) 

स्थायी पताः ग्राम / पोस्ट - सैफई , जिला - इटावा , उत्तर प्रदेश - 206301 
वर्तमान पताः 8 ए , लोधी एस्टेट , नई दिल्ली- 110003 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


13 . 


श्री हरनाथ सिंह यादव , संसद सदस्य ( राज्यसभा ) 

स्थायी पता : ग्राम / पोस्ट -400 / 1 , शांति नगर , एटा , ( उत्तर प्रदेश ) - 202001 
वर्तमान पता : 151-153 , नॉर्थ एवेन्यू , नई दिल्ली- 110001 

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य 


श्री प्रणय रॉय 

पता : ए 3 / 10 , कोन्नगर हाउसिंग , 134/3 सी . एस . 

मुखर्जी स्ट्रीट , पोस्ट - कोन्नगर , पी . एस . - उत्तरपारा , जिला- हुगली 


, 


सुश्री आकांक्षा पारे काशिव 

पता : 605 , महागुण मोजेक , फेज -1 , सेक्टर -4 , वैशाली , गाजियाबाद , 
उत्तर प्रदेश - 201010 


डॉ . रीता सिंह 

पता : सिंह विला , बिहाली , रायसन , जिला - कुल्लू , हिमाचल प्रदेश - 175128 


श्री विनय कुमार 

विशेष संवाददाता , यूनिवार्ता ( यूएनआई ) , रांची 
पता : मकान नंबर - 156 , कडरू , 
रांची , झारखंड 

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित सदस्य 

श्री देवी प्रसाद मिश्र 

पताः मकान नंबर प्लॉट नंबर एस -3 , राधेश्याम पार्क , 

सेक्टर -5 , राजेंद्र नगर , साहिबाबाद , गाजियाबाद , ( उत्तर प्रदेश ) - 201005 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति , वर्धा द्वारा नामित 

डॉ . हेमचंद्र वैद्य 

सहायक मंत्री 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति , वर्धा 

पताः ' चित्रकूट ' राधा नगर , साबले प्लॉट बैचलर रोड , 
वर्धा - 442001 


राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य 

श्री दिनेश कुमार चौहान 

हाउस नंबर 171 , नंबर 1 गरुआझार , 

पी.ओ. - गरुआझार , पी.एस. - पनेरी , 

जिला - उदलगुड़ी ( बीएटीडी ) असम - 784523 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


[ PART I— SEC.1 ] 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


14 . 


15 . 


16 . 

17 . 

18 . 

19 . 


श्री कुलदीप भारद्वाज 

एच . नं . I - 79 , गली नं . 10 , ब्रह्मपुरी , 
दिल्ली - 110053 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


श्री विक्रम रावत 

पता - # 5708 - बी , सेक्टर- 38 पश्चिम , चंडीगढ़ 

समिति के पदेन सदस्य 


सचिव , राजभाषा विभाग 

सचिव , ग्रामीण विकास विभाग 

सचिव , भूमि संसाधन विभाग 

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार , ग्रामीण विकास विभाग और 
भूमि संसाधन विभाग 

अपर सचिव , ग्रामीण विकास विभाग 


20 . 

21 . 

22 . 

23 . 

24 . 

25 . 

26 . 

27 . 

28 . 

29 . 

30 . 

2. समिति के कार्य 


अपर सचिव , भूमि संसाधन विभाग 

अपर महानिदेशक , ग्रामीण विकास विभाग 

सभी संयुक्त सचिव और उप महानिदेशक , ग्रामीण विकास विभाग 

सभी संयुक्त सचिव और उप महानिदेशक , भूमि संसाधन विभाग 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी 
महानिदेशक , राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान , हैदराबाद 
महानिदेशक , राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी , नई दिल्ली 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन 

संयुक्त सचिव , राजभाषा विभाग 

संयुक्त सचिव ( प्रशासन ) , ग्रामीण विकास विभाग 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 


सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य सचिव | 


3 


समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों , राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों , केंद्रीय हिंदी 
समिति के नीतिगत निर्णयों तथा राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निदेशों और अनुदेशों के अनुसार 
ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों / स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा करना और हिंदी 
के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा । 

3. कार्य काल 


समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्यत : 3 वर्ष का होगा किंतु : 

क . जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं , वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं होंगे । 

ख . समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे । 

ग . 

समिति के कार्यकाल की अवधि में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्याग - पत्र 

देने के कारण , रिक्त हुए स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है , तो वह 
समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा । 

घ . विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल मंत्रालय द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है । 


4. सामान्य 

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा , लेकिन आवश्यक होने पर समिति की बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी 
आयोजित की जा सकती है । 


4 

5. यात्रा / दैनिक भत्ता तथा अन्य भत्ते 

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर - सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी , 1987 के 
कार्यालय ज्ञापन सं . 11/20034/4/86 राजभाषा ( नी -2 ) में निहित दिशा - निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा 
समय - समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा । 

आदेश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों , सभी राज्य सरकारों और 
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों , राष्ट्रपति सचिवालय , प्रधानमंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , संसदीय कार्य मंत्रालय , लोक 
सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , नीति आयोग , संसदीय राजभाषा समिति , भारत के नियंत्रक और महालेखा 
परीक्षक और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा सभी नियंत्रणाधीन संबद्ध / अधीनस्थ 
कार्यालयों / स्वायत्त संगठनों को भेजी जाए । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 

किया जाए । 

कर्मा ज़िम्पा भुटिया , संयुक्त सचिव 


1 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 

RESOLUTION 

New Delhi , the 1st February , 2022 

F. No. E - 11011 / 1 / 2020 - Hindi . – In supersession of Resolution No. E - 11011 / 6 / 2013 - Hindi - II , 
dated the 02nd June , 2015 issued by the Ministry of Rural Development the Government of India have 
decided to re - constitute the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Rural Development . The 
composition and the functions of the Samiti will be as follows : 

( 1 ) COMPOSITION 


2 . 


3 . 


4 . 


Minister of Rural Development 

Minister of State for Rural Development 

Minister of State for Rural Development 

Non - Official Members 


Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs 

Smt . Rama Devi 

Member of Parliament ( Loksabha ) 

Permanent Address : Rama Braj Bhawan , Brahmapura , Krishna Toli , 

Muzzaffarpur , Bihar – 842003 

Present Address : 30 - A Atul Grove Road , New Delhi - 110001 


[ PART I— SEC.1 ] 


Shri Dharmaveer Singh Chaudhari 

Member of Parliament ( Loksabha ) 


Permanent Address : H . No. 200 / B , Vidyanagar , Meham Road , Bhiwani - 127 021 , 
Present Address : 7 , Firozshah Road , New Delhi - 110001 


Shri Narayana Koragappa 

Member of Parliament ( Rajyasabha ) 

Permanent Address : No. 67 , 24th ' A ' Cross , Karisandra , Banashankari 2nd Stage , 
Bengaluru - 560070 

Shri Brijlal 

Member of Parliament ( Rajyasabha ) 

Permanent Address : A - 684 Sector - 4 , 5 - Basant Khand , Gomti Nagar Extension , 

Lucknow , 


Chairman 


Vice - Chairman 

Vice - Chairman 


Member 


Member 


Member 


Member 


[ भाग I– खण्ड 1 ] 

Nominated by the Parliamentary Committee on Official Language 

Professor Ram Gopal Yadav 

Member of Parliament ( Rajyasabha ) 

Permanent Address : Village / PO- Saifai , Distt- Etawah ( U. P . ) - 206301 
Present Address : 8A , Lodhi Estate , New Delhi - 110003 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


Shri Harnath Singh Yadav 

Member of Parliament ( Rajyasabha ) 


Permanent Address : Village / PO - 400 / 1 , Shanti Nagar , Eta , ( U. P . ) - 202001 
Present Address : 151-153 , North Avenue , New Delhi - 110001 


Nominated by the Ministry of Rural Development 

Shri Pranoy Roy 

Address : A3 / 10 , Konnagar Housing , 134/3 C.S. 

Mukharjee Street , P.O. - Konnagar , P.S. – Uttarpara , Dist -Hoogly 


Ms. Akanksha Pare Kashiy 

Address : Mob : 91- 9990986868 

E - mail : akpare@gmail.com 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Dr. Reeta Singh 

Address : Singh Villa , Bihali , Raison , Distt- Kullu , Himachal Pradesh -175128 


10. Shri Vinay Kumar 


Special Correspondent , Univarta ( UNI ) , Ranchi 

Address : House No - 156 , Kadru , 

Ranchi , Jharkhand 


Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad 

11. Shri Devi Prasad Mishra 

Address : House No. Plot No. S - 3 , Radhey Shyam Park , 
Sector - 5 , Rajendra Nagar , Sahibabad , Ghaziabad , ( U. P. ) - 201005 

Nominated by Rashtrabhasa Prachar Samiti , Vardha 


12. Dr. Hemchandra Vaidya 

Sahayak Mantri 


Rashtrabhasa Prachar Samiti , Vardha 

Address : ' ChitraKoot ' Radha Nagar , Sable Plot Bachelor Road , 
Vardha - 442001 

Nominated by the Department of Official Language 

13. Shri Dinesh Kumar Chauhan 


House No. 171 , No. 1 Garuajhar , 

P.O. - Garuajhar , P.S. – Panery , 

- 

Dist - Udalguri ( BATD ) Assam - 784523 


14. Shri Kuldeep BhardwaJ 


H. No. I - 79 , Street No. 10 , Brahmpuri , 
Delhi - 110053 


15. Shri Vikram Rawat 


Address- # 5708 - B , Sector - 38 West , 
Chandigarh 

Ex - officio Members 


16. Secretary , Department of Official Language 

17. Secretary , Department of Rural Development 

18. Secretary , Department of Land Resources 

19. Additional Secretary & Financial Advisor , Department of Rural Development 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 

Member 

Member 

Member 


5 


6 


20. Additional Secretary & Financial Advisor , Department of Land Resources 

21. Additional Secretary , Department of Rural Development 

22. Additional Secretary , Department of Land Resources 

23. Additional Director General of Ministry of Rural Development 


27. Chief Executive Officer , National Rural Infrastructure Development Agency 

28. Chief Executive Officer , Bharat Rural Livelihoods Foundation 

29. Joint Secretary ( Department of Official Language ) 

30. Joint Secretary ( Administration & Rajbhasha ) , Ministry of Rural Development 


24. All Joint Secretaries and DDG of Ministry of Rural Development & Land Resources Member 

25. Chief Executive Officer , National Rural Livelihoods Promotion Society 

26. Director General , National Institute of Rural Development & Panchayati Raj , 

Hyderabad 


2 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


4 . 


b . 


C. 


Functions of the Committee 

The function of the Committee will be to render advice to the Ministry of Rural Development on the 
implementation of various provisions related to Official Language contained in the Constitution , Official 
Language Act / Rules , decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the Ministry of 
Home Affairs ( Department of Official Language ) in this regard and on the matters related to progressive 
use of Hindi for Official purposes . 

3 . 

Tenure . 

The tenure of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that : 

a . 

A Member of Parliament who is a member of the Samiti shall cease to be a member of the 
Samiti as soon as he ceases to be the Member of Parliament . 


d . 


[ PART I - SEC.1 ] 


Member 

Member 

Member 


Member 


Member 

Member 

Member 

Member 

Secretary 


Ex - officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold offices by 
virtue of which they are members of the Samiti . 


If a vacancy arises on the Samiti due to resignation , death etc. of a member , the member so 
nominated in that capacity shall hold office of the residual term of the Samiti . 

Tenure of the Committee can be extended or curtailed in the special circumstances . 


General 

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station 
also . 


5. Travelling & Other Allowances 

The non - official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of 
Hindi Salahkar Samiti as per guidelines contained in O.M. No.11 / 20034 / 4 / 86 - OL ( P - 2 ) dated 22 January , 
1987 of the Department of Official Language and according to the rules and rates as amended by the Govt . 
of India from time to time . 


ORDER 

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Samiti , all State 
Governments and Union Territory Administrations , President's Secretariat , Vice President's Secretariat , all 
Ministries and Departments of the Govt . of India , Prime Minister's Office , Cabinet Secretariat , Ministry of 
Parliamentary Affairs , Lok Sabha Secretariat , General of India , Pay & Accounts Office of the Ministry of 
Rural Development and Attached and Subordinate offices under the control of the Ministry of Rural 
Development . 


MANOJ KUMAR 

VERMA 


Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information . 


KARMA ZIMPA BHUTIA , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digralygned by MANDI KUMAR VERALA 
Dal 2025.01.10 14 : 37-0550 


